रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 4520 ] 
No. 4520 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 15 , 2018 / कार्तिक 24 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 15 , 2018 /KARTIKA 24 , 1940 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 नवम्बर, 2018 
का. आ . 5737 ( अ). - केंद्रीय सरकार , संविधान के अनुच्छेद 73 के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन ) 
अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 4 सितंबर, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की 
अधिसूचना का0आ0 संख्यांक 4259( अ), तारीख 4 सितंबर , 2018 को , उन बातों के सिवाय , जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई 
हैं या जिनका किए जाने का लोप किया गया है, विखंडित करती है । 


[ फ. सं . एस -16011/04/ 2017- एलडब्ल्यू ( ए)(iii)] 
अजय तिवारी, संयुक्त सचिव और महानिदेशक ( श्रम कल्याण ) 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th November, 2018 


S . O . 5737 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ) read with article 73 of the Constitution of India , the Central Government hereby 
rescinds the notification of the Government of India , in the Ministry of Labour and Employment published in the Gazette 


6686 GI/2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 
of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - section ( ii ), dated the 4th September, 2018 vide number S. O . 4259 ( E) , 
dated the 4th September, except as respects things done or omitted to be done before such rescission . 


[ E. No. S- 16011/ 04/ 2017 - LW ( A)( iii) ] 
AJAY TEWARI, J. Secy & Dir . Gen . (Labour Welfare ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018 


का . आ. 5738(अ). - केंद्रीय सरकार , संविधान के अनुच्छेद 73 के साथ पठित अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन 
का विनियमन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1979 (1979 का 30 ) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 4 सितंबर , 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और 
रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . संख्यांक 4260( अ), तारीख 4 सितंबर , 2018 को , उन बातों के सिवाय , जो ऐसे 
विखंडन से पूर्व की गई हैं या जिनका किए जाने का लोप किया गया है, विखंडित करती है । 

[ फ.सं. एस -16011/ 04 / 2017-एलडब्ल्यू( ए)(iv )] 
अजय तिवारी , संयुक्त सचिव और महानिदेशक ( श्रम कल्याण) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th November, 2018 


S .O . 5738 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 31 of the Inter- State Migrant Workmen 
( Regulation of Employment and Conditions of Service ) Act, 1979 ( 30 of 1979 ) read with article 73 of the Constitution of 
India , the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and 
Employment published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub - section (ii), dated the 4th September, 
2018 vide number S. O .4260 ( E ), dated the 4th September , 2018, except as respects things done or omitted to be done 
before such rescission . 


[ F. No . S -16011 / 04/ 2017 -LW ( A)(iv )] 
AJAY TEWARI, J. Secy & Dir. Gen. (Labour Welfare ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJKUMAR 
VERMA 

13:16:05 + 05 30 


MANOJ KUMAR VERMA 
Date: 2018. 11.17 


